सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 ज्येष्ठ , 19 3 8 ( श०) 


संख्या 499 राँची, बुधवार , 


15 जून, 20 16 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग | 


आदेश 

10 जून , 2 0 16 
संखया- 09 / आरोप- कोडरमा- 03 / 2 0 15 - 34 4 8 .. श्री रामजी प्रसाद गुप्ता , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक, कोडरमा , सम्प्रति बंदोबस्त कार्यालय, राँची के विरूद्ध फर्जी जमाबंदी के आधार पर 
अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक भूमि का अवैध तरीके से एल. पी . सी . निर्गत करने के लिए गलत प्रतिवेदन 
देने एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत सूचना देकर विक्रेताओं को प्राप्त होनेवाले रू0 
4.78 करोड़ की राशि के बंदरबांट में शामिल होने के आरोप के संबंध में उपायुक्त , कोडरमा के पत्रांक 
15 07/ रा., दिनांक -27 दिसम्बर, 20 13 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 - 
3 0 5 4 / रा., दिनांक- 29 जून , 15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 


2 . उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, कोडरमा को संचालन पदाधिकारी एवं 
अंचलाधिकारी, कोडरमा को प्रस्तुतीरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 
3 . संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरान्त श्री रामजी गुप्ता, 
तत्कालीन अंचल निरीक्षक , कोडरमा सम्प्रति बंदोबस्त कार्यालय, राँची पर संचयात्मक प्रभाव से 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार 15 जून , 2016 
( दो ) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करते हुए इनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को 
निस्तारित किया जाता है । 


तद्रुसार विभागीय आदेश संसूचित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अवध नारायण प्रसाद, 
सरकार के उप सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 499 – 50 | 


